SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 चैत्र , 1940 ( श०) 

10 अप्रैल , 2018( ई० ) 


संख्या- 413 राँची, मंगलवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


अधिसूचना 
5 अप्रैल , 2018 


संख्याः- 03नि / न0 - 05 / 2018 : 697 - झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 556 एवं झारखण्ड 
नगरपालिका आम एवं उप निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली , 2012 के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
नगरपालिका आम एवं उप निर्वाचन, 2018 के सफल संचालन हेतु व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना संख्या - 380 दिनांक 
13 मार्च, 2018 निर्गत किया गया । 


___ राज्य निर्वाचन आयोग , व्यय प्रेक्षक श्री एरेनियुस तिग्गा, E-01 /2018 / GE ( M) के स्थान पर सुरक्षित श्रेणी में रखे गए 
व्यय प्रेक्षक श्री दीपक कुमार वर्मा, E- 39 / 2018 / GE( M) को मेदिनीनगर नगर निगम के लिए एवं श्री सुनील कुमार चौधरी E 
31/ 2018/ GE( M) के स्थान पर सुरक्षित श्रेणी में रखे गए व्यय प्रेक्षक श्री अशेष कुमार चौधरी, E-37/ 2018/ GE( M) को 
नगर उंटारी नगर पंचायत के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त करता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण)मंगल , 10 अप्रैल , 2018 


क्र0 


आवंटित नगर निकाय । पूर्व में नियुक्त व्यय प्रेक्षक का नाम कोड वर्तमान में नियुक्त व्यय प्रेक्षक का नाम 
का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन 

कोड एवं वर्तमान पदस्थापन 


1 


मेदिनीनगर नगर निगम श्री एरेनियुस तिग्गा 


श्री दीपक कुमार वर्मा, 


E -01 / 2018/ GE( M ) 


E-39 / 2018 / GE( M) 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 


राँची विशेष अंचल 


राज्य कर उपायुक्त , 
| ऑडिट राँची प्रमंडल 
श्री सुनील कुमार चौधरी 
E -31 / 2018 /GE( M) 


श्री अशेष कुमार चौधरी, 


नगर उंटारी नगर 
पंचायत 


E- 37 / 2018 / GE( M) 


राज्य कर पदाधिकारी , 


राज्य कर सहायक आयुक्त, 


रामगढ़ अंचल 


आई0बी0 राँची 


2. 


एतद् द्वारा पूर्व की अधिसूचना संख्या-380 दिनांक 13 मार्च, 2018 के क्रमांक 01 श्री एरेनियुस तिग्गा राज्य कर उपायुक्त , 

ऑडिट , राँची प्रमंडल एवं क्रमांक 31 श्री सुनील कुमार चौधरी, राज्य कर पदाधिकारी, रामगढ़ अंचल को व्यय प्रेक्षक के 
कार्य से विमुक्त किया जाता है । 


3. 


व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी अपने पैतृक कार्यालय से यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान प्राप्त 
करेंगे । 


4. 


व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त अवधि में, राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, राँची 
के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेंगे । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से, 


ह० / -( अस्पष्ट ), 

सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 413 -- 50 


